रजिस्ट्री सं. डी. एल.- 33004/ 98 


REGD. NO. D. L.-33004/98 


CLI 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


भER 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग III - खण्ड 4 
PART III -- Section 4 


HER 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० ] 
No . 81 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 1999 / माघ 8, 1920 
NEW DELHI, THURSDAY , JANUARY 28 , 1999 / 

MAGHA 8 , 1920 


महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण 

न्यासी बोर्ड के अनुमोदन से समयोपरि भत्ते के भुगतान को समाप्त करने 

का प्रस्ताव किया है । 
अधिसूचना 

2. इस मामले को टिप्पणियों के लिए कोचीन कस्टम हाउस एजेन्ट्स 
नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1999 

एसोसिएशन के साथ- साथ सी सी आई ( कोचीन ) के साथ उठाया गया 
सं . टी ए एम पी / 1 / 98 - सी ओ पी टी . - महापत्तन न्यास था । ये टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं । इस परिस्थिति में रिकार्ड में उपलब्ध 
अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का । सामग्री के आधार पर प्राधिकरण कोचीन पत्तन न्यास के दरमानों के अध्याय 
प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतदद्वारा संलग्न अनुसूची के ____ Vक के वर्तमान पैरा 7 को निम्न प्रकार संशोधित करता है : 
अनुसार कोचीन पत्तन न्यास के दरमानों के अध्याय Vक के वर्तमान पैरा 

पैरा 7 : " इन प्रावधानों के प्रयोजनार्थ अवकाश का अभिप्राय 
7 को संशोधित करता है । 

किसी ऐसे दिन से है जिसे कोचीन पत्तम न्यास के अध्यक्ष द्वारा इस संबंध 
मामला सं . टी ए एम पी / 1 / 98 - सी ओ पी टी 

में कोई अवकाश घोषित किया गया हो और कार्य घंटों का अभिप्राय 
कोचीन पत्तन न्यास ( सी ओ पीटी) ........प्रार्थी 

पूर्वाह्न 7. 00 बजे से अपराहन 3.00 बजे तक और अपराह्न 3. 00 बजे से 

अपराह्न 9. 30 बजे तक और अपराह्न 9. 30 बजे से पूर्वाह्न 5. 30 बजे 
आदेश 

तक, से है । " 
( 14 जनवरी, 1999 को पारित ) 

[ विज्ञापम /III/IV / असाधारण/ 143/98 ] 
यह मामला घाटों ( यहाआ ) के भीतर और बाहर कार्गों की ढलाई 

एस. सत्यम , अध्यक्ष 
के लिए समयोपरि भत्ते के भुगतान को समाप्त करने से संबंधित पत्तन के 
दरमानों के अध्याय एक के पैरा 7 के संशोधन के बारे में कोचीन पत्तन 

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS 
न्यास से प्राप्त एक प्रस्ताव से संबंधित है । पत्तन द्वारा 19 जनवरी, 98 से 

NOTIFICATION 
तीन पालियों में कार्यपालन शुरु करने से मध्यावकाश के घंटों में परिवर्तन 
हो गया है । फिर भी, पत्तन अब भी प्रतिदिन मध्यावकाश घंटों के दौरान 

New Delhi , the 28th January, 1999 
और अपराहन 5. 00 बजे के पश्चात् समयोपरि कार्य करा रहा है । इस 

No. TAMP / 1/98 -COPT. — In exercise of the powers 

conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 
स्थिति में कोचीन कस्टम हाउस एजेन्ट्स एसोसिएशन ने पत्तन से माल 

( 38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby 
( कार्गो) की प्राप्ति और वितरण करने के लिए समयोपरि कार्य की धारणा 

amends the existing Para 7 of Chapter VA of the Cochin 
को समाप्त करने का अनुरोध किया । तदनुसार, कोचीन पत्तन न्यास ने Port Trust s Scale of Rates as in the Schedule appended hereto . 
235 GI/ 99 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC . 41 


Case No. TAMP / 1 / 98 - COPT 


The Cochin Port Trust (COPT) ... Applicant 

ORDER 
(Passed on this 14th day of January 1999) 

This case relates to proposal received from the Cochin 
Port Trust (COPT) about amendment of Para 7 of Chapter 
VA of the Port s Scale of Rates relating to removal of over 
time payment for the movement of cargo in and out of 
wharves . The Port has introduced three shift working from 
19 January 98 . With the introduction of three shift working , 
the recess hours have undergone a change.Nevertheless , the 
Por bas still been collecting overtime during the recess hours 
and after 5.00 p. m , everyday. In this situation , the Cochin 
Customs House Agents Association requested the Port to 
do away with the concept of overtime for receipt and delivery 


of cargo . Accordingly, with the approval of the Board of 
Trustees, the COPT has proposed removal of the overtime 
payment. 

2 . The matter was taken up with the Cochin Customs 
House Agents Association as well as with the CCI, ( Cochin ) 
for comments. These have not been received . In the 
circumstance , on the basis of the material available on record , 
the Authority amends the existing Para 7 of Chapter V A of 
COPT Scale of Rates as follows : 
Para 7 " For the purpose of these provisions holiday means 
any day declared to be a holiday in this behalf by the 
Chairman , Cochin Port Trust and working hours means 
7 .00 a.m . to 3 .00p. m ., 3.00p.m . to 9.30 p .m ., and 9 .30 pm · 
to 5 . 30 a , n . " 

[ADVT/II /IV / Exty / 143/98 ] 

S . SATHYAM , Chairman 


- 


- 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by tho Controller of Publications, Dolhi-110054 


